निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 609) 


31 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 22 जुलाई 2014 


सं० 3 - ए -2 - वे०पु०- 01 / 2010 - 6513 -वि0 

वित्त विभाग 


संकल्प 


22 जुलाई 2014 
विषयः — राज्य के विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन असंगति के मामलों 


पर विचार हेतु गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति के सम्बन्ध में । 
वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3549 , दिनांक 26 / 04/ 2011 


द्वारा 


राज्य 


के 


विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामलों पर विचार करने 


के लिए श्री विजय प्रकाश, प्रधान सचिव , योजना एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन 


किया गया था । 


2 . सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री विजय प्रकाश, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग 
को प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है । 

3 . सम्यक् विचारोपरांत समिति का गठन निम्नांकित प्रकार से किया जाता है: 


अध्यक्ष 


1 . श्री विजय प्रकाश ( भा0प्र0से0 ) 

( नाम से ) 


बिहार गजट ( असाधारण), 22 जुलाई 2014 
2 . श्री मिहिर कुमार सिंह ( भा0प्र0से0 ) 

सदस्य 
_ ( नाम से ) 
3 . श्री राहुल सिंह ( भा0प्र0से0 ) 

सदस्य सचिव 
( नाम से ) 
उपर्युक्त पदाधिकारी पदनाम परिवर्तन होने पर भी अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव बने रहेंगे। 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के 


अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 609- 571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


